निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 441) 


1 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 22 मई 2014 


गृह ( कारा एवं सुधार सेवाएँ ) विभाग 


अधिसूचना 

28 जनवरी 2014 
सं0 कारा / स्था० ( अधी ) - 01 - 05 / 2008 - 496 — बिहार, कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को कनिष्ठ 
ग्रेड, (पे बैण्ड - 15600 - 39100 / - PB 3 ग्रेड पे - 5400 / - ) बिहार कारा सेवा के वरिष्ठ ग्रेड ( पे 
बैण्ड - 15600 - 39100 / - PB 3 ग्रेड पे - 6600 / - ) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए स्तभं 4 
के कारा में निम्नवत पदस्थापित किया जाता है: 


क्र० 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


पदाधिकारी का नाम 

2 
| श्री रविन्द्र कुमार चौधरी 

श्री नीरज कुमार झा 


अधीक्षक ,मंडल कारा, गोपालगंज | अधीक्षक , केन्द्रीय कारा, बक्सर 
अधीक्षक , मंडल कारा, भभुआ अधीक्षक , श0जु0स0 के0 कारा, भागलपुर 


2 


2. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप उन्हें प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
अपर सचिव - सह -निदेशक, प्रशासन । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 441-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


